निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 कार्तिक 1936 ( AO ) 
( संo पटना 925 ) पटना , वृहस्पतिवार , 13 नवम्बर 2014 


सं0 यो04 / कोशी - 8 / 10( पार्ट - 1) - 5149 / यो .वि ., 

योजना एवं विकास विभाग 


संकल्प 

11 नवम्बर 2014 
कोशी आपदा के प्रभावित मधेपुरा, सुपौल एवं सहरसा सफल संचालन हेतु बिहार आपदा पुनर्वास एवं 
पुनर्निर्माण सोसाईटी का गठन किया गया । सोसाईटी के सामान्य निकाय में अध्यक्ष के रूप में विकास आयुक्त बिहार 
नामित है । 

2. बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निमाण सोसाईटी की नियमावली के नियम 32 ( क ) के तहत् निम्नलिखित दो 
संशोधन किए जाने का प्रस्ताव पर बिहार मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 05. 11. 2014 में स्वीकृति दी गई है: 

( क ) कण्डिका 4. 25 – अध्यक्ष से अभिप्रेत है योजना एवं विकास के मंत्री 

( ख ) कण्डिका 5. 1.1 – मंत्री, योजना एवं विकास विभाग – अध्यक्ष 
आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा 
इसकी प्रतियाँ सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

पंकज कुमार, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 925 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic. in 


